HAIR 


HD. 


. 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


7 फाल्गुन , 1939 ( श० ) 
26 फरवरी, 2018 ( ई० ) 


संख्या - 145 राँची, सोमवार , 


गृह , कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग 


अधिसूचना 
21 दिसम्बर , 2017 ई० । 


संख्या-16 / थाना-08 / 2017-.7221 -- 


सेवा में , 


प्रधान महालेखाकार ( ले . एवं हक .), 


झारखण्ड, 


पो .- डोरण्डा, राँची । 


राँची ,दिनांक -21 /12/ 2017 ई.। 


विषय: 


राज्य अंतर्गत नये पुलिस अनुमण्डल , थाना एवं ओ०पी० के गठन हेतु आवश्यक पदों का सृजन 
एवं वाहनों के क्रय के संबंध में । 


आदेश: 


स्वीकृत । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) सोमवार, 26 फरवरी , 2018 
राज्य के राजस्व अनुमण्डलों में सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने, बढ़ते साईबर अपराध की समस्या 
पर कारगर नियंत्रण, यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ एवं सुगम बनाने तथा प्रखण्ड मुख्यालयों में समुचित सुरक्षा 
सुनिश्चित करने हेतु नये पुलिस अनुमण्डल, थाना एवं ओ०पी० का सृजन निम्न प्रकार किया जाता है: 


1. नये पुलिस अनुमण्डलों का सृजन: 
प्रथम चरण ( वित्तीय वर्ष 2017 -2018) 


( क) चैनपुर पुलिस अनुमण्डल ,जिला गुमला । (कार्यक्षेत्र:- थाना- चैनपुर, रायडीह , डुमरी एवं जारी) 
( ख) सिमरिया पुलिस अनुमण्डल , जिला चतरा । (कार्यक्षेत्र :- थाना-सिमरिया, लावालौंग, पथलगड्डा, गिद्धौर 

एवं कुंदा) 
( ग) पतरातू पुलिस अनुमण्डल , जिला रामगढ़ । (कार्यक्षेत्रः - थाना-पतरातू एवं बासल यओ0पी0- भुरकुण्डा, 

भदानीनगर एवं बड़काकाना) 


( घ ) 


मनोहरपुर पुलिस अनुमण्डल, जिला पश्चिमी सिंहभूम । (कार्यक्षेत्र:- थाना- मनोहरपुर , जरायकेला एवं 
आनन्दपुर य ओ०पी० - चिड़ियाँ ) 


( ड.) महेषपुर पुलिस अनुमण्डल , जिला पाकुड़। (कार्यक्षेत्रः -थाना - महेषपुर ,पाकुड़िया एवं अमड़ापाड़ाय 

ओ०पी०- रद्दीपुर ) 


( च) 


साहेबगंज पुलिस अनुमण्डल, जिला साहेबगंज ।(कार्यक्षेत्रः - थाना-मिर्जाचैकी, मुफ्फसिल, नगर , बोरियो एवं 
बरहेट य ओ०पी० -जिरवाबाड़ी ) 


( छ) बरवाडीह पुलिस अनुमण्डल, जिला लातेहार । ( कार्यक्षेत्र:-थाना-बरवाडीह , मनिका एवं छिपादोहर ) 


( ज) 


पुलिस उपाधीक्षक (मु०-1), दुमका के पद को अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी के पद के रूप में रूपांतरित 
करते हुए दुमका पुलिस अनुमण्डल , जिला- दुमका का गठन किया जाता है । ( कार्यक्षेत्रः - थाना - दुमका , 
मुफ्फसिल, काठीकुण्ड, गोपीकांदर, शिकारीपाड़ा , रानेष्वर , मसलिया , टोंगरा, महिला एवं बाल संरक्षण , 
एस०सी०/एसटी० एवं ए०एच०टी०यू०य ओ०पी० - मसानजोर ) 


पुलिस उपाधीक्षक ( मु०-1), हजारीबाग के पद को अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी के पद के रूप में 
रूपांतरित करते हुए सदर पुलिस अनुमण्डल, जिला-हजारीबाग का गठन किया जाता है । ( कार्यक्षेत्र: 
थाना - सदर एवं मुफ्फसिलय ओ०पी०-बड़ाबाजार , लोहसिंगना एवं कोर्रा ) 


द्वितीय चरण (वित्तीय वर्ष 2018-2019 ) 
(क ) सदर पुलिस अनुमण्डल, जिला- पश्चिमी सिंहभूम । (कार्यक्षेत्र:- थाना -सदर , मुफ्फसिल , 

मंझारी, एस०सी०/एस०टी०, महिला एवं बाल संरक्षण, ए०एच०टी०यु० एवं झींकपानी य 
ओ०पी० पाण्ड्रासाली एवं तांतनगर ) 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) सोमवार, 26 फरवरी, 2018 
( ख ) विष्णुगढ़ पुलिस अनुमण्डल, जिला हजारीबाग । (कार्यक्षेत्र :-थाना-विष्णुगढ़, टाटीझरिया , 

चुरचू, चरही एवं दारू ) 
( ग) निरसा पुलिस अनुमण्डल, जिला धनबाद । ( कार्यक्षेत्रः- थाना -निरसा एवं चिरकुण्डाय 

ओ०पी०-कालुबथान, मैथन, कुमारडुबी , गलफरवाड़ी एवं पंचेत ) 
( घ ) लेस्लीगंज ( पाँकी ) पुलिस अनुमण्डल, जिला पलामू । (कार्यक्षेत्र :- थाना -पाँकी ,पीपरटाड़ , 
लेस्लीगंज, पाटन, तरहसी, नावाजयपुर एवं मनातु ) 
( ड.) नाला पुलिस अनुमण्डल , जिला जामताड़ा । ( कार्यक्षेत्र :- थाना -बागडेहरी, कुण्डहीत, नाला, 
फतेहपुर एवं बिन्दापाथर ) 
( च) बालुमाथ पुलिस अनुमण्डल, जिला लातेहार । (कार्यक्षेत्र:- थाना-बालुमाथ, हेरहंज एवं 
प्रस्तावित बरियातुय ओ०पी०- प्रस्तावित मुरपाय पिकेट-मकैयाटाड , मारंगलाईया , तेतरियाखाड़ , 
हुम्बू एवं सेरनदाग ) 

उपर्युक्त पुलिस अनुमण्डलों के गठन हेतु विभिन्न श्रेणियों के निम्नांकित पदों के सृजन के 
साथ ही तालिकानुसार वाहन क्रय की स्वीकृति दी जाती है: 


पदों का विवरण 


क्रम . 


पदनाम 


पदों की संख्या 


वेतनमान ( सातवें वेतनमान के | 

अनुसार ) 


Level- 9 


अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी 

पुलिस उपाधीक्षक 


आशु. सहायक अवर निरीक्षक 


Level- 5 


13 


हवलदार 


Level- 4 


सशस्त्र हवलदार 


Level - 4 


सशस्त्र पुलिस 


Level- 3 


36 


आरक्षी 


Level - 3 


41 


चालक आरक्षी 


Level- 3 


26 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) सोमवार , 26 फरवरी , 2018 


कुल 


141 


बाह्य श्रोत से रखे जाने वाले पदों की संख्या 


रसोईया 


श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम 


दैनिक वेतन के आधार पर 


झाड़कश 


श्रम विभाग द्वारा निर्धारित 


02 


न्यूनतम दैनिक वेतन के आधार पर 


योग 


04 


वाहनों का विवरण 


क्रम . 


वाहन का नाम 


संख्या 


बी०पी० रक्षक 


10 


जिप्सी 


२ 


इस प्रकार विभिन्न कोटि के 145 पदों (नियमित पद -141 ,बाह्य श्रोत के पद-04) का 
सृजन किया जाता है, जिसमें प्रथम चरण (वित्तीय वर्ष-2017 - 18 ) में प्रस्तावित 09 पुलिस अनुमण्डलों 
के लिए कुल अनुमानित आवत्र्तक व्यय रू० -6,94 ,81, 520 /-( छः करोड़ चैरानब्बे लाख इक्यासी हजार 
पाँच सौ बीस ) एवं अनावर्तक व्यय रू०- 7, 68 , 44 ,822 /-(सात करोड़ अड़सठ लाख चैवालीस हजार आठ 
सौ बाईस ) होगा तथा द्वितीय चरण (वित्तीय वर्ष-2018 -19) में प्रस्तावित 06 पुलिस अनुमण्डलों के 
लिए कुल अनुमानित आवर्तक व्यय रू०-3, 15,54, 816/-( तीन करोड़ पंद्रह लाख चैवन हजार आठ सौ 
सोलह ) एवं अनावत्र्तक व्यय रू० - 7,13, 70 , 138 /-(सात करोड़ तेरह लाख सत्तर हजार एक सौ 


अड़तीस ) होगा । (विस्तृत व्यय विवरणी परिशिष्ट (i) से (xiii) पर संलग्न) । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) सोमवार, 26 फरवरी , 2018 


2. 


थाना एवं ओ०पी० का सृजन/ उत्क्रमण : 


थाना एवं ओ०पी० के सृजन/उत्क्रमण हेतु विभिन्न श्रेणियों के निम्नांकित पदों के सृजन 
( थानावार पदों की विवरणी परिशिष्ट क के रूप में संलग्न है ) के साथ ही तालिकानुसार वाहन क्रय 
की स्वीकृति दी जाती है: 


क्रम . पदनाम 


वेतनमान (सातवें वेतनमान के अनुसार ) 


पदों की संख्या 


पुलिस निरीक्षक 


Level- 7 


54 


पुलिस अवर निरीक्षक 


Level- 6 


165 


सहायक अवर निरीक्षक 


Level- 5 


221 


iv 


हवलदार 


Level - 4 


243 


चालक हवलदार 


Level- 4 


36 


आरक्षी 


Level - 3 


1180 


vii 


चालक आरक्षी 


Level - 3 


कुल 


1956 


बाह्य श्रोत से रखे जाने वाले पदों की संख्या 


क्रम. पदनाम 


वेतनमान (सातवें वेतनमान के अनुसार ) 

पदों की संख्या 
श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम दैनिक वेतन के आधार पर 


जलवाहक 


रसोईया 


श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम दैनिक वेतन के आधार पर 


झाड़कश 


श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम दैनिक वेतन के आधार पर 


योग 


91 


विभिन्न कोटि के 2047 पदों (नियमित पद-1956, बाह्य श्रोत के पद-91) के सृजन पर कुल 
अनुमानित आवत्र्तक व्यय रू०- 1, 49, 16,61,168 /-( एक सौ उनचास करोड़ सोलह लाख इकसठ हजार 
एक सौ अड़सठ ) एवं अनावर्तक व्यय रू०- 34,43,94,727 /-( चैतीस करोड़ तैतालीस लाख 
चैरानब्बे हजार सात सौ सत्ताईस ) होगा । (विस्तृत व्यय विवरणी परिशिष्ट ख एवं ग के रूप 
में संलग्न ) । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) सोमवार, 26 फरवरी , 2018 
3. इस प्रकार राज्य अंतर्गत 15 पुलिस अनुमण्डल , 10 थाना, 06 साईबर थाना, 03 यातायात थाना , 
02 ओ०पी० का सृजन, पूर्व से कार्यरत साईबर थाना राँची का पुनर्गठन , तीन ओ०पी० का थाना में 
उत्क्रमण तथा पूर्व से अधिसूचित 01 थाना हेतु कुल 2192 पदों (नियमित पद-2097, बाह्य श्रोत के 
पद -95) के सृजन पर कुल अनुमानित आवर्तक व्यय रू०-1 , 59 ,26,97, 504/-( एक सौ उनसठ करोड़ 
छब्बीस लाख संतानब्बे हजार पाँच सौ चार) एवं कुल अनुमानित अनावर्तक व्यय रू० 
49, 26 , 09, 687 /-(उनचास करोड़ छब्बीस लाख नौ हजार छः सौ सत्तासी रूपये) मात्र होगा | 


4. उक्त राशि का वहन मुख्य शीर्ष " 2055- पुलिस- लघु-षीर्ष-109-जिला पुलिस- उपषीर्ष- 01 -जिला 
कार्यकारी दल ” के अंतर्गत विकलनीय होगा | 


5. आवर्तक व्यय की राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला के पुलिस अधीक्षक 
होंगे तथा अनावत्र्तक व्यय के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पुलिस महानिरीक्षक (प्रोविजन ), 
झारखण्ड, राँची होंगे । 


6. प्रस्ताव में प्रशासी पदवर्ग समिति, योजना सह वित्त विभाग एवं मंत्रिपरिषद का अनुमोदन 
प्राप्त है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


सतीश कुमार, 
सरकार के उप सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 145 - - 50 


